सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 वैशाख , 193 8 ( श०) 


संख्या 29 3 राँची , शुक्रवार , 


29 अप्रैल, 20 16 ( ई० ) 


पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 

( पर्यटन प्रभाग) 


अधिसूचना 

27 अप्रैल, 2016 
संख्या - पर्य / यो.-23/ 2015 - 04 -- झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 के धारा 
4( घ) के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के आलोक में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों या प्रक्षेत्रों पर पर्यटक वार्डनों की 
प्रतिनियुक्ति /नियुक्ति करने हेतु निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के लिये सक्षम 
प्राधिकार (Competent Authority) के रूप में अधिसूचित किया जाता है । 
इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अविनाश कुमार , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 29 3 – 50 । 


